रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 10 , 2019 / अग्रहायण 19 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10 , 2019/ AGRAHAYANA 19 , 1941 


सं . 382 ] 
No. 382 ] 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड) 

संकल्प 

नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 2019 
सं . ईआरबी -I/ 2017/16/6. अपर सदस्य, रेलवे बोर्ड और सचिव, रेलवे बोर्ड के पदों पर नियुक्ति के लिए दिनांक 
11. 10. 2000 और 05 .03. 2002 के संकल्प सं . ईआरबी-I/ 2000 / 11/ 2 के तहत जारी किए जूदा मानदण्डों के 
अधिक्रमण में भारत सरकार द्वारा अब वेतन लेवल 16 में इन पदों ( अनुलग्नक-I) पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन 
करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाने और इनका अनुपालन करने का विनिश्चय किया गया है: 
(i) रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य के पद ( अपर सदस्य ( योजना ) और सचिव, रेलवे बोर्ड को छोड़कर अनुलग्नक -I में 

दर्शाए गए अनुसार सेवा विशिष्ट पद होंगे । सेवा विशिष्ट पदों के लिए, वेतन लेवल 15 में नियमित आधार पर 
सेवारत संगत सेवा के अधिकारियों पर उनकी वरिष्ठता के क्रम में विचार किया जाएगा । अपर सदस्य ( योजना ) 

और सचिव , रेलवे बोर्ड के सामान्य पदों के लिए , वेतन लेवल 15 में नियमित आधार पर कार्यरत विभिन्न ग्रुप 
ए रेल सेवा ( आईआरएमएस और आरपीएफ को छोड़कर ) के अधिकारी अपनी पारस्परिक वरिष्ठता स्थिति के 

अनुसार विचार किए जाने के पात्र होंगे । 
(ii) इन पदों पर केवल वही अधिकारी विचार किए जाने के पात्र होंगे, जिनकी बारी में होने वाली रिक्ति की 

तारीख को उनकी अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व कम-से -कम एक वर्ष की सेवा शेष हो । 
उक्त आवश्यकताओं के अलावा , अपर सदस्य ( यातायात), अपर सदस्य ( यांत्रिक इंजीनियरी), अपर सदस्य 
(सिविल इंजीनियरी), अपर सदस्य (कर्षण), अपर सदस्य (सिगनल ) और अपर सदस्य ( योजना ) के पदों पर 
नियुक्ति हेतु इन पदों के लिए उपयुक्त विचार किए जाने वाले संबंधित अधिकारी ने कम- से -कम 15 माह के 
कार्यकाल तक मंडल रेल प्रबंधक ( डी . आर. एम .) के रूप में कार्य किया हो , क्योंकि इन पदों के पदधारी प्रत्यक्ष 
रूप से रेल परिचालन से जुड़े होते हैं । सचिव , रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त विचार किए जाने 
वाले अधिकारी ने कम - से - कम 15 माह के कार्यकाल तक मंडल रेल प्रबंधक ( डी . आर. एम .) के रूप में कार्य किया 
हो । 


6349 GI/ 2019 


___ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC . 1 ] 


(iv ) अपर सदस्य ( अपर सदस्य ( योजना ) और सचिव , रेलवे बोर्ड को छोड़कर ) पदों के पदधारियों की सिफारिश एक 

चयन समिति द्वारा की जाएगी , जिसमें अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और सदस्य के रूप में 
सचिव / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा रेलवे बोर्ड के संबंधित सदस्य शामिल होंगे । अपर सदस्य (योजना ) 
और सचिव , रेलवे बोर्ड के पदों के पदधारियों की सिफारिश एक चयन समिति द्वारा की जाएगी , जिसमें 
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड इसके अध्यक्ष के रूप में और सचिव , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा रेलवे बोर्ड का एक 
सदस्य ( अध्यक्ष/रेलवे बोर्ड द्वारा रोटेशन आधार पर नामित ) सदस्य के रूप में शामिल होंगे । 
अधिकारी के पिछले 10 वर्षों की एपीएआर में संपूर्ण कार्य-निष्पादन प्रदर्शन रिकॉर्ड ‘ बहुत अच्छा ( +) होना 
चाहिए। चयन समिति , विचार किए जाने वाले ज़ोन में अधिकारी की एपीएआर (10 वर्षों की ), विभिन्न कार्यों 
में अधिकारी द्वारा अर्जित संगत अनुभव , विशेष तौर पर चुनौतीपूर्ण पदों पर , उसके तकनीकी एवं व्यावसायिक 
अनुभव और अत्यंत चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की उसकी क्षमता का मूल्यांकन करेगी । इसके 
अलावा , अपर सदस्य और सचिव , रेलवे बोर्ड के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा साफ छवि वाले 
और प्रमाणित सत्यनिष्ठा वाले अधिकारी की ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदनार्थ सिफारिश की 

जानी चाहिए । 

2. संवर्ग पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप अपर सदस्य के नव सृजित पदों का रेलवे बोर्ड और अनुलग्नक-II में दर्शाए 
गए अनुसार ज़ोनल रेलवे/ उत्पादन इकाइयों/ प्रशिक्षण संस्थानों परिचालन में किया जाएगा । 

3. जनहित में आवश्यक समझे जाने पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ( एसीसी ) के अनुमोदन से उक्त मानदण्ड में 
आवश्यक सीमा तक छूट दी जा सकती है । 

आदेश : यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति विभिन्न ग्रुप ए रेल सेवाओं के सदस्यों के बीच 
परिपत्रित की जाए । 
यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

एस . के . मिश्रा , सचिव 


अनुलग्नक - 1 


सेवा विशिष्ट अपर सदस्यों की सूची -( कुल : 32 ) 
अपर सदस्यों की | पदनाम 


क्र . सं . 


सेवा 


__ 1 


| आईआरपीएस 


2 


आईआरटीएस 


अपर सदस्य ( कार्मिक ) 
अपर सदस्य ( औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन )* 
अपर सदस्य (यातायात ) 
अपर सदस्य (वाणिज्यिक ) 
अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान ) 
अपर सदस्य ( सी एंड आई एस ) को अपर सदस्य (विपणन और व्यवसाय विकास ) 
के रूप में पदनामित किया गया 
अपर सदस्य ( संरक्षा) * 
| अपर सदस्य (वित्त) 
अपर सदस्य ( बजट ) 
अपर सदस्य ( आंतरिक लेखा परीक्षा) * 
अपर सदस्य ( राजस्व ) * 
अपर सदस्य (रेल भंडार ) 
अपर सदस्य (प्रापण )* 
अपर सदस्य (सिविल इंजीनियरी ) 
| अपर सदस्य (निर्माण ) 


8 


| 


आईआरएएस 


10 


11 


आईआरएसएस 


12 
13 
14 
15 


| आईआरएसई 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


20 


25 


27 


30 


16 

अपर सदस्य ( पुल )* 

अपर सदस्य ( भूमि और सुविधाएं ) * 
18 

अपर सदस्य (स्टेशन विकास) * 
19 | आईआरएसईई 

अपर सदस्य (रेल विद्युतीकरण) * 

अपर सदस्य (कर्षण ) पहले से ही अपर सदस्य (बिजली) के रूप में परिचालित 
21 

अपर सदस्य (बिजली दक्षता प्रबंधन ) * 
22 

अपर सदस्य ( ईडी ) सामान्य * 
23 आईआरएसएसई 

अपर सदस्य (सिगनल ) 
24 

अपर सदस्य ( दूरसंचार) 

| अपर सदस्य (सिगनल एवं दूरसंचार ) गुणवत्ता गारंटी / सामान्य * 
26 आईआरएसएमई 

अपर सदस्य ( यांत्रिक ) 

अपर सदस्य ( उत्पादन इकाइयाँ ) 
28 

अपर सदस्य (परियोजनाएं ) * । 
29 

अपर सदस्य ( यातायात बहाली और चालक दल प्रबंधन ) * 

अपर सदस्य ( चल स्टॉक प्रबंधन ) * 
31 सामान्य 

अपर सदस्य (योजना ) 
32 

सचिव 
* नव सृजित पद , जिनकी तैनाती अनुलग्नक - II में दिखाई गई है । 

अनुलग्नक- II 
अपर सदस्यों के सेवा विशिष्ट नव सृजित पदों की सूची - ( कुल : 15 ) 
क्र . सं . | सेवा 

अपर सदस्यों की सं . | पदनाम 
| आईआरपीएस 

अपर सदस्य ( औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन ) को विशेष महानिदेशक 
( कार्मिक ) / भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा के रूप में परिचालित किया 

जाना है । 
2 आईआरटीएस 

अपर सदस्य ( संरक्षा ) को महानिदेशक/ आईआरआईटीएम , लखनऊ के रूप में 

परिचालित किया जाएगा । 
3 | आईआरएएस 

अपर सदस्य ( आंतरिक लेखा परीक्षा ) को महानिदेशक / आईआरएएस अकादमी , 
सिकंदराबाद के रूप में परिचालित किया जाना है । 

अपर सदस्य ( राजस्व ), रेलवे बोर्ड । 
____ 5 आईआरएसएस 

अपर सदस्य (प्रापण ) को स्पेशल महानिदेशक /वेंडर विकास / 

आरडीएसओ/ लखनऊ के रूप में परिचालित किया जाएगा । 
6 | आईआरएसई 

अपर सदस्य ( पुल ), रेलवे बोर्ड को स्पेशल महानिदेशक / इंजीनियरी / 
आरडीएसओ/ लखनऊ के रूप में परिचालित किया जाएगा 
अपर सदस्य ( भूमि और सुविधाएं ) अपर सदस्य ( एल एंड ए) के रूप में बने रहेंगे । 
अपर सदस्य (स्टेशन विकास ), रेलवे बोर्ड को महानिदेशक / इरिसेन , पुणे के रूप 

में परिचालित किया जाएगा। 
9 आईआरएसईई 

अपर सदस्य (रेल विद्युतीकरण), रेलवे बोर्ड । 
अपर सदस्य (बिजली दक्षता प्रबंधन ) को महानिदेशक/ इरिन नासिक के रूप में 
परिचालित किया जाना है 
अपर सदस्य ( ईडी ) सामान्य को प्रधान मुख्य प्रशासनिक 
अधिकारी/ डी . एम. डब्ल्यू , पटियाला के रूप में परिचालित किया जाएगा । 


Ca 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


12 


Tere geven 


13 


TERUS 


अपर सदस्य (सिगनल एवं दूरसंचार) गुणवत्ता गारंटी/ सामान्य ) को महानिदेशक 
/ इरिसेट , सिकंदराबाद के रूप में परिचालित किया जाना है । 
अपर सदस्य ( यातायात बहाली एवं चालक दल प्रबंधन ) को महानिदेशक/ इरिमी , 
जमालपुर के रूप में परिचालित किया जाना है । 
अपर सदस्य ( चल स्टॉक प्रबंधन ) को प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /कॉफमो , 
नई दिल्ली के रूप में परिचालित किया जाना है । 
अपर सदस्य /परियोजनाएं , रेलवे बोर्ड को अपर सदस्य । पर्यावरण और 
हाउसकीपिंग के रूप में पदनामित किया जाना है । 


MINISTRY OF RAILWAYS 
(RAILWAY BOARD ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 10th December, 2019 
No. ERB - 1/ 2017 / 16 /6 . — In supersession of the existing norms for appointment to the posts of 
Additional Members, Railway Board and Secretary , Railway Board , issued vide Resolutions No. ERB 
I/ 2000 / 11/2 dated 11. 10 .2000 and 05 .03 .2002 , the Government of India have now decided to adopt and follow 
the following norms while selecting officers for appointment to these posts ( Annexure I) in Pay Level 16 : 

(i) The posts of Additional Member in Railway Board , { except Additional Member ( Planning ) and 

Secretary, Railway Board } shall be Service specific posts as shown in the Annexure - 1. For 
Service specific posts, officers of the relevant Service working in Pay Level 15 on regular basis 
shall be considered in the order of their seniority . For the general post of Additional Member 
( Planning ) and Secretary , Railway Board , officers of various Group ‘ A ’ Railway services 
(except IRMS and RPF), working in Pay Level 15 on regular basis would be eligible for 

consideration as per their inter - se - seniority position . 
( ii) Only such of the officers who would be having at least one year residual service before 

superannuation on the date of occurrence of vacancy falling in their turn would be eligible for 

consideration for these posts . 
(iii ) For appointment to the posts of Additional Member ( Traffic), Additional Member (Mechanical 

Engineering), Additional Member (Civil Engineering) , Additional Member ( Traction ), 
Additional Member (Signal) , and Additional Member (Planning) in addition to the above 
requirements, the officer concerned to be considered suitable for these posts should have worked 
as Divisional Railway Manager (DRM ) for a minimum tenure of 15 months, as the incumbents 
of these posts are directly involved in Railway operations. The officer considered suitable for 
appointment to the post of Secretary , Railway Board , should also have worked as Divisional 

Railway Manager (DRM ) for a minimum tenure of 15 months . 
( iv ) Incumbents for the posts of Additional Member { other than Additional Member (Planning) and 

Secretary , Railway Board } shall be recommended by a Selection Committee comprising of 
Chairman , Railway Board as Chairman , Secretary /DoP & T and the concerned Member of 
Railway Board , as Members. Incumbents for the posts of Additional Member (Planning) and 
Secretary , Railway Board shall be recommended by a Selection Committee comprising of 
Chairman , Railway Board ( CRB ) as Chairman , Secretary /DoP & T and one of the Members of 

Railway Board (to be nominated by CRB on rotation basis ) as Members. 
(v ) Overall performance record of the officer should be “ Very Good ( + )’ in his/her APARs of the 

last 10 years. The Selection Committee shall make assessment of officers in the zone of 
consideration based on APARs ( 10 years ), relevant experience gained by an officer in different 
assignments , particularly in challenging positions , his /her technical and professional exposure 
and his/her potential for shouldering higher challenging responsibilities . Also , officers of 
proven integrity with clean record should only be recommended by the Selection Committee if 
otherwise suitable for appointment against the posts of Additional Member and Secretary , 
Railway Board , for approval of the Appointments Committee of the Cabinet. 


[ TT I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. The newly created posts of Additional Members, consequent upon Cadre restructuring , will be 
operated in Railway Board and in Zonal Railways/Production Units / Training Institutes etc. as shown in 
Annexure - II. 

3 . The norms mentioned above, if considered necessary in the public interest , may be relaxed to the 
extent necessary with approval of the ACC . 

ORDER : Ordered that a copy of the Resolution be circulated among the members of various Group 
‘ A ’ Railway services . 
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information . 

S . K .MISHRA , Secy . 


ANNEXURE - 1 


List of Service specific AdditionalMembers - ( Total: 32 ) 


Service 


No. of AMs Designation 


IRPS 


AM ( Staff ) 


AM ( Industrial Relations & Human Resources ) * 


IRTS 


IRAS 


IRSS 


IRSE 


AM (Traffic ) 
AM (Commercial) 
AM ( Tourism & Catering) 
AM (C & IS ) re -designated as AM (Marketing and Business 
Development) 
AM (Safety ) * 
AM (Finance) 
AM ( Budget) 
AM (Internal Audit )* 
AM ( Revenue)* 
AM (Railway Stores) 
AM (Procurement)* 
| AM (Civil Engineering) 

AM (Works) 
| AM (Bridge)* 
| AM (Land & Amenities) * 

AM (Station Development)* 
AM ( Railway Electrification )* 
AM ( Traction ) already in operation as AM ( Electrical) 
AM (Electrical Efficiency Management)* 
AM (ED ) General * 
AM (Signal) 
AM ( Telecom ) 
AM ( S & T ) Quality Assurance/Genl.* 
AM (Mechanical) 
AM (Production Units) 
AM ( Projects)* 
AM ( Traffic Restoration & Crew Management) * 


IRSEE 


IRSSE 


IRSME 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


General 


AM (Rolling Stock Management)* 
AM (Planning) 
Secretary 


* Newly created posts, deployment of which is being shown as Annexure- II 


ANNEXURE - II 


List of Service specific newly created posts of Additional Members 


( Total: 15 ) 
Designation 


S .No. 


Service 


No. of 
AMs 


IRPS 


IRTS 


IRAS 


IRSS 


IRSE 


AM ( Industrial Relations & Human Resources ) to be operated as Special DG 
(Personnel)/NAIR , Vadodara . 
AM (Safety ) to be operated as DG /IRITM , Lucknow . 
AM (Internal Audit) to be operated as DG /IRAS Academy, Secunderabad . 
AM (Revenue), Railway Board . 
AM (Procurement) would be operated as Special DG /Vendor 
Development/RDSO /LKO . 
AM ( Bridge ), Railway Board to be operated as Special DG /Engg /RDSO /LKO . 
AM (Land & Amenities ) will be continued as AM (L & A ). 
AM (Station Development),Railway Board would be operated as 
DG /IRICEN , Pune . 
AM (Railway Electrification ), Railway Board . 
AM (Electrical Efficiency Management) to be operated as DG / IRIEEN , Nasik 
AM ( ED ) General to be operated as Pr. CAO /DMW , PTA . 
AM (S & T ) Quality Assurance /Genl.) to be operated as DG /IRISET, 
Secunderabad . 
AM ( Traffic Restoration & Crew Management) to be operated as 
DG /IRIMEE , Jamalpur. 
AM (Rolling Stock Management) to be operated as Pr. CAO /COFMOW , New 
Delhi. 
AM /Projects, Railway Board to be re - designated as AM /Environment and 
Housekeeping. 


IRSEE 


IRSSE 


IRSME 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019. 12.12 
22:27:36 +05 30 


